1 - 12834 


रजिस्ट्री सं डी० एल० - 33004 / 99 


" K133 / 

... . REGDINO . D. L .-33004/99 


a 
3 2018 


2. 2 . 7 . 03 . 


मयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY for 2250 
भाग - खण्ड1 

m . 20 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित Dastr . 2000 
PUBLISHED BY AUTHORITY LPA. 230 

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2003 / ज्येष्ठ 30, 1925 
NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 20, 2003/ JYAISTHA 30 , 1925 


सं . 151 ]] 
No. 1511 


% 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 

संकल्प 
नई दिल्ली, 19 जून, 2003 

प्रभारी 

रा . वि . एक 
संख्या 12011 / 1/ 2001 - बी . सी . सी . - भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पॅशन 
मंत्रालय ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के का . ज्ञा . सं0 36012/ 22/ 93- स्था० ( एस . टी . सी ), 
दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने 
वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिदिल पदों और सेवाओं में 274 रिक्तियां आरक्षित की हैं । 


. . 


2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के 
उपबंधों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक 
शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतें को प्राप्त करने , जांचने और उनकी सिफारिश 
करने के लिए की गई थी । 


3. इस संबंध में 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय 
सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं0 12011/ 68 / 93- बी. सी . सी . ( सी) दिनांक 10 सितम्बर, 
1993, सं0 12011/9/ 94 - बी. सी . सी ., दिनांक 19 अक्तूबर , 1994 , सं0 12011/7/ 95 - बी. सी. सी ., 
दिनांक 24 मई, 1995 , सं0 12011 / 99 / 94- बी . सी. सी., दिनांक 11 मार्च, 1997 , के तहत अधिसूचित 
किया गया । उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित 
किया गया था और समय - समय पर संकल्प सं0 12011/ 96 / 94 - बी. सी . सी ., दिनांक 9 मार्च, 1998 , 
सं0 12011/ 44 /96- बी. सी . सी ., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996, सं0 12011 / 13/ 97 - बी. सी. सी ., दिनांक 3 
दिसम्बर, 1997 , सं0 12011/ 68/ 98 - बी . सी . सी ., दिनांक 27 अक्तूबर, 1999, सं0 12011/ 88 / 99 
बी. सी . सी., दिनांक 6 दिसम्बर , 1999 , सं0 12011/ 36/ 99- बी . सी . सी ., दिनांक 4 अप्रैल, 2000, सं0 
12011/ 44 /99 - बी . सी . सी ., दिनांक 21 सितम्बर, 2000 तथा 12015/ 9/ 2000- बी. सी . सी . दिनांक 
06.09.2001 के तहत जारी की गई । 


1712 GI / 2003 


... THE GAZETTEEFINDIA: EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. I ] 


4 . राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तदनन्तर आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ , दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक , 
उड़ीसा, राजस्थान, और पश्चिम बंगाल से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल 
करने /संशोधन करने के लिए जातियों/ समुदायों ( उपजातियों/पर्यायों सहित ) की सिफारिश की है । 


5 . सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है । 
तद्नुसार उपर्युक्त राज्यों/ संच राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अनुबंध में 
दिए गए अंतर्वेशनों/ संशोधनों को एततद्वारा अधिसूचित किया है । ये अंतर्वेशन / संशोधन इस संकल्प के 
जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे । 


जयति चन्द्रा, संयुक्त सचिव 


.... 


अनुबन्ध 


निम्नलिखित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय · सूची में 
समावेश / संशोधनः 


लं 


- 


आंध्र प्रदेश 
चंडीगढ़ 
दिल्ली 
हरियाणा 
कर्नाटक 
उड़ीसा 
राजस्थान 
पश्चिम बंगाल 


- 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पुरानी प्रविष्टि 


नई प्रविष्टि 


क्रम राज्य का नाम 
सं० 

आंध्र प्रदेश 


7 . 


. . 


. . 


. 


- . 


1 


- 


- 


90. तुरूपु कापु ( श्री 90. तुरूपु कापु ( श्री 
काकुलम 

तथा काकुलम, विजियानगरम तथा 
विशाखापत्तनम जिले जो विशाखापत्तनम जिले जो वहां 
वहां की महिलाओं में तलाक की महिलाओं में तलाक तथा 
तथा पुनर्विवाह की पुनर्विवाह की सामाजिक रीति 
सामाजिक रीति के अधीन के अधीन हैं । 


चंडीगढ़ 


24. गवाला/ग्वाला/ 
गोवाला/ गवाले / गवला 


- 


+ 


- 


. 


- 


. 


" 


" 


13 दिल्ली 


26. जुलाहा. 


24 . गवाला/ ग्दाला/ 
गोवाला/ गोवाले/ गवला / 
यादव/ अहीर 
26 . जुलाहा. 

जुलाहा- अंसारी 
( उन्हें छोड़कर जो अनुसूचित 
जातियों में हैं ) 


टोंक . 
___ दर्जी, 


20 . 


16. चिप्पी, 

16. चिप्पी , 

टोंक , 
दर्जी, 

इदिशी 
धुनिया, 

20. धुनिया , 
पिंजारा, 

पिंजारा , 
कनडेरा - करन 

कंडेरा -करन 
धुन्नेवाला 

धुन्नेवाला 
नदाफ , 

मंसूरी 
43. नाई, हजाम, नाई 43. नाई , हजाम, नाई 
( सबिता ) 

( सबिता), सलमानी 
66 . लोध, लोधा 166 . लोध , लोधा, 

लोधी 


1 


he+ 


M- 

4 


हरियाणा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART - SEc . 1 ] 


कर्नाटक 


m 


. 


- 


- 


- 


उडीसा - 


- 


156 . वोक्कालिगा, 156. वोक्कालिगा, 
वाक्कालिगा, 

वाक्कालिगा, 
सारपा वोक्कालिगा, सारपा वोक्कालिगा, उप्पिना 
उप्पिना कोलागा कोलागा वोक्कालिगा, 
वोक्कालिगा 

गउडा/ गौडा 
( केवल ग्रामीण क्षेत्र) ( केवल ग्रामीण क्षेत्र 
43. गोला, गोल्ला, 43. गोला, गोल्ला, 
गोप, सदगोप , अहीर , गउडा, गोपे/ गोप , सदगोपे,/ सदगोप, 
गउडो, गौडो, मेकाला अहीर, गाउड, गाउडा, गौडो, 
गोल्ला , पुन्नू गोल्ला, यादव , मैकाला गोल्ला, पुन्नू गोल्ला , 
लक्ष्मीनारायन गोला और यादव , लक्ष्मीनारायन गोला 
गौडिया 

गोला, और गौडिया गोला , 
गोपाल / गोपाला, 

गोपाल / गोपाला, सोलखंडिया , 
शोलाखंडिया, मघदा गौडामघदा गौडा, दुमल गौडा । 


। 


48 . हंसी, तांती, सुकुली, 
48. हंसी, तांती, सुकुली, वीना, तुलामीना, रानगनी, 
वीना , तुलाभीना, रानगनी, डेरा, डेवांगा, कोस्ता, 
| डेरा, डेवांगा, कोस्ता, सालिया, पटसालिया, बुना , 
सालिया, पटसालिया, बुना, बुनकराबुनकरा, बंगाली 
बुनकर/ बुनकरा, बंगाली तांती/ बंगिया तांती, मतिबांसा 
तांती/ बंगिया तांती, मतिबांसा तांती, असिना ताती, असविना 
तांती, असिना तांती, तांती , अशानी तांती , 
असविना तांती, अशानी असविन्ना तांती, रंगानी 
तांती, असविन्ना तांती । तांती/रंगानी तांती/ रंगानी 

तांती/ रंगिनी तांती/रंगुनी 

सांती 
1103. माली, फुलिया, 103. माली, फुलिया , 
सघबारिया , भजेमाली सघबारिया, भजेमाली, पंडारा 

माली, मुनी, रौला, 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( रौला केवल गंजाम जिले 


188 . कलवार 


राजस्थान 


शून्य 


188 . कलवार, कलाल , 
कलार 
62 . सिलावट ( सोमपुरा 
मूर्तिकार को छोड़कर ) 
55. नाश्या सेख 
56 . शेरशबदिया 


18. 


पश्चिम बंगाल 


शून्य 


M 


शून्य 


स्ष्टीकरणः राजस्थान की उपर्युक्त सूची में सभी जातियों, जिन्हें उनके 
परम्परागत व्यवसायों के नाम से जाना जाता है तथा जिनके सदस्य विभिन्न धर्मों को 
मानते हैं , उन जातियों के सभी सदस्यों को शामिल करते हैं , चाहे वे हिन्दू धर्म, इस्लाम 
अथवा कोई अन्य धर्म मानते हो । 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 

RESOLUTION 

New Delhi, the 19th June , 2003 
No. 12011/ 1/2001-BCC . - The Government of India , vide the Ministry of Personnel, Public 
Grievances and Pension ( Department of Personnel & Training ) OM No.360122/93 - Estt . ( SCT ) dated 
the 8th September, 1993 have reserved 27 % of vacancies in Civil Posts and Services under the Central 
Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other Backward Classes (OBCs). 


2 . The National Commission for Backward Classes (NCBC ) was set up as per the provisions of the 
NCBC Act , 1993 to entertain , examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of 
over - inchision and under-inclusion in the Central Lists of OBCs. 


3. The Common Central List of OBCs in respect of 26 States /UTs were notified vide 
Ministry of Welfare Resolution No .12011/ 68/ 93 - BCC (c ) dated the 10th September, 1993 , 
No.12011/ 9 / 94- BCC dated the 19th October 1994, No.12011n/ 95 - BCC dated the 24th May 
1995 , No . 12011 / 99/ 94 - BCC dated the 11 " December, 1997 . The said lists were modified on the 
basis of the recommendations of the NCBC and notified from time to time vide Resolutions 
No. 12011/ 96/ 94- BCC dated the 9 March, 1996, No. 12011 / 44/ 96 - BCC dated the 6 " December , 
1996, No .12011/ 13 / 97 - BCC dated the 3rd December, 1997, No. 12011 / 68 / 98 - BCC dated the 27th 
October , 1999 , No. 1 2011/88 /99 - BCC dated the 6th December, 1999 , No. 12011 / 36 /99-BCC dated 
the 4t" April, 2000 , No. 12011 / 44 /99 - BCC dated the 21 " September, 2000 and No. 12015 / 9/ 2000 
BCC dated 06 -09- 2001. 


THE GAZETTE:OF INDIA :EXTRAORDINARY 


PARTI SECI 


t. The NCBC have subsequently recommended castes/communities ( including sub 
castes /synonymns) for inclusion /amendment in the Central List of OBCs in respect of Andhra 
Pradesh . Chandigarhi, Delhi, Haryana, Kamataka . Orissa , Rajasthan and West Bengal. 


5. The Government have considered and accepted the recommendations of the Commission . 
Accordingly, the inclusion /amendments in the Central List of OBCs in respect of afore - said 
Stales/UTs as given in the Annexure is hereby notified . These inclusions/amendments shall take 
effect from the date of issue of this Resolution . 


JAYATI CUANDRA . JI. Secy . 


INNESURE 


InclusioniAmendment in the Central List of Other Bückwud Classes (OBC s ) in respect 
(of andermentioned States UTs. 


Andhra Pradesh 
Chandigarh 
Deth 
llarvana 
Kamtaka 
Orista 
Orissa 
Rajasthan 
West Bengal 


0 


( M 


- Uus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


N 


Name of Old Entry 

New Entry 
the State 
Andhra 90 . Turupu Kapu (of 90 . Turupu Kapu . (of 
Pradesh Srikakulam 

and Srikakulam , Vizianagram and 
Visakhapatnam Districts | Visakhapatnam Districts who are 
who are subject to social subject to social custom of divorce 
custom of divorce and and remarriages among their women . 
remarriages among their 

women . 
Chandigarh 24 Gawala/Gwala/ 

24 Gawala/Gwala / 
Gowala /Gowale /Gawla Gowala/Gowale /Gawla /Yadav /Ahir 
Delhi 26 . Julaha 

26 . Julaha , 

Julaha -Ansari ( Excluding 
those in SCs.) 


2 . 


16 . 


16 . Chippi, 

Tonk , 
Darzi 


Chippi, 
Tonk , 
Darzi, 
Idrishi. 


20 . Dhunia , 

Pinjara , 
Kandera -Karan , 
Dhunnewala 


20 . Dhunia , 

Pinjara , 
Kandera -Karan , 
Dhunnewala , 
Naddaf, 
Mansoori 


4 . | Haryana 


5 . | Karnataka 


43 . Nai, Hajjam , Nai 43. Nai, Hajjam , Nai (Sabita ), 
( Sabita ) 

Salmani. 
| 66 . Lodh , Lodha 

66 . Lodh , Lodha , 

Lodhi 
156 . Vokkaliga , 

156 . Vokkaliga 
Vakkaliga , (Rural Vakkaliga , (Rural 
Sarpa Vokkaliga , areas Sarpa Vokkaliga areas 
Uppina Kolaga only ) Uppina Kolaga only ) 
Vokkaliga 

Vokkaliga, 

Gouda /Gowda 
43. Gola, Golla , Gope , 43 . Gola, Golla , Gope /Gop , 
Sadgope , Ahir, Gour, Gouda , Sadgope / Sadgop , Ahir , Gour, 
Goudo, Mekala Golla , Punnu Gouda , Goudo , Mekala Golla , 
Golla , Yadav, Laxminarayan Punnu Golla , Yadav, Laxminarayan 
Gola and Goudia Gola, Gola and Goudia Gola, 
Gopal/Gopala , 

Gopal/Gopala , Sholakhandia, 
Sholakhandia ,Maghada Maghada Gouda , Dumal Gouda. 
Gouda 


6 . 


Orissa 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part I- SEC . 1} 


48 . Hansi, Tanti, Sukuli , 48 . Hansi , Tanti , Sukuli , Vina , 
Vina , Tulabhina , Rangani, Tulabhina , Rangani, Dera , 
Dera , Dewanga , Kosta , Dewanga, Kosta , Salia , Patsalia , 
Salia , Patsalia , Buna, Buna, Bunkar/Bunkara , Bangali 
Bunkar/ Bunkara , Bangali Tanti/Bangiya Tanti, Matibansa 
Tanti/ Bangiya Tanti, 

Tanti , Asina Tanti, Aswina Tanti, 
Matibansa Tanti, Aşina Ashani Tanti, Aswinna Tanti , 
Tanti, Aswina Tanti , Ashani Rangani Tanti/Rangani 
Tanti, Aswinna Tanti Tantee/Ranganee Tantee /Rangini 

Tanti /Ranguni Tanti. 


103. Mali, Phulia, 
Saghbaria , Bhajemali 


103 . Mali, Phulia , Saghbaria, 
Bhajemali, Pandara Mali, Muni, 
Raula (Raula in Ganjam District 
only ) 


188 . Kalwar 
* Rajasthan Nil 


7 . 


. 


| 188 . Kalwar, Kalal, Kalar 
62. Silawat ( except Sompura 
Murtikar) 
55 . Nashya - Sekh 
56 . Shershabadia 


T 


que 


8 . 


West 


Nil 


Bengal 


Nil 


Explanation : In the above list for the State of Rajasthan , all castes, which are known by the 
name of their respective traditional hereditary occupations and whose miembers follow different religions. 
include all members of those castes. irrespective of whether they follow the Hindu religion or Islam or 
any other religion . 


Printed by the Manager. Govt. of India Press . Ring Road . lavapuri, licht Dahi- i liit 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- ilmit. 


